निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 620 ) 


18 ज्येष्ठ 1937 ( श0 ) 
पटना, सोमवार , 8 जून 2015 


सं0 3ए - 2 - वे०पु० - 12/ 2015- 4272 /वि० 

वित्त विभाग 


प्रेषक, 


दयानिधान पाण्डेय , 
सरकार के अपर सचिव । 


सेवा में , 


महालेखाकार ( ले० एवं हक०) बिहार, 
महालेखाकार कार्यालय, वीरचंद पटेल पथ , 


पटना । 


पटना, दिनांक 07 मई 2015 
विषय : कृषि विभाग के अंतर्गत दिनांक 01 / 01 /1996 के बाद नियुक्त प्रयोगशाला सहायक के 

वेतनमान के संबंध में । 
महाशय , 

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक 01 /01 /1996 के बाद कृषि विभाग के 
अधीन नियुक्त प्रयोगशाला सहायक के लिए अनुमान्य वेतनमान के संबंध में स्पष्टीकरण की अपेक्षा की गई 


है । 


2. उपर्युक्त पद के लिए दिनांक 01 /01 /1996 से वेतनमानों की अनुशंसा हेतु गठित फिटमेंट 
कमिटी द्वारा प्रयोगशाला सहायक के संदर्भ में निम्नवत् अनुशंसा की गयी 

_ Laboratory Assistant at present in the Pay Scale of ₹ 975 - 1540/ - will get the 
replacement scale of ₹ 3200 - 4900/ - but all future recruitment will bein the scale of 3050 
4590 /- according to the 5th Pay Commission s recommendation . 


बिहार गजट ( असाधारण) , 8 जून 2015 
3. उक्त अनुशंसा के आलोक में दिनांक 01 /01/ 1996 के पूर्व नियुक्त प्रयोगशाला सहायक का 
वेतनमान वित्त विभागीय संकल्प संख्या- 660 , दिनांक 08 /02/1999 द्वारा दिनांक 01 /01 /1996 के प्रभाव 
से ₹3200 - 4900 /- स्वीकृत किया गया । दिनांक 01 / 01 / 2006 के प्रभाव से उक्त कर्मियों का पुनरीक्षित 
वेतनमान वित्त विभागीय संकल्प संख्या -630 , दिनांक 21 / 01 / 2010 द्वारा PB-1 + 2000/- स्वीकृत है । 

“दिनांक 01/ 01 /1996 के बाद नियुक्त प्रयोगशाला सहायक का अपुनरीक्षित वेतनमान 
3050 - 4590 / - तथा दिनांक 01 / 01 / 2006 के प्रभाव से पुनरीक्षित वेतनमान PB- 1 + 1900 /- अनुमान्य 
होगा । 

विश्वासभाजन , 
दयानिधान पाण्डेय , 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , । 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 620 -571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette .bih .nic .in 


